रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


. 


. 


. 


- PHIL 


. 


na 


- 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


--. 


. 


. 


." 


T 


. 


. 


. . 


. 


सामवाजमा 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


WAR 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 23 , 2015 / पौष 2 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015 /PAUSA 2 , 1937 


सं . 2782] 
No. 2782 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 2015 


का . आ . 3503( अ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड ( ii ) में 
प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3180 ( अ ) तारीख 15 दिसम्बर 2014 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को ; उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिला में ईस्टर्न 
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के विशेष रेल परियोजना के निष्पादन , रख - रखाव , प्रबंध और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन के लिए 
अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन " अमर उजाला " और "हिन्दुस्तान " 
तारीख 05.03. 15 को प्रकाशित किया गया था ; 


और, कोई आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त नही हुआ ; 


उक्त अधिनियम की धारा 20 ( ङ ) की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 
प्रस्तुत कर दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ( ङ ) की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

और, यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ( ङ ) की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


5418 GI/2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


अनुसूची 


उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए इटावा जिले के अन्दर 
संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 


जिले का नाम इटावा 


क्रम 
संख्या 


तहसील 
का नाम 


ग्राम का 
नाम 


। सर्वेक्षण संख्या । भूमि | भूमि की । 

का 

| प्रकृति 
प्रकार 


हेक्टेअर / 
मीटर में 
क्षेत्रफल 


भू स्वामी / 
हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


(1 ) 


| 


| 


( 6) 


( 7) 


( 2) | ( 3 ) 
भरथना । (१)मेढीदुधी 


( 4 ) 
1199 मि0 


(5 ) 
निजी 


कृषि 


0 .0286 


1198 मि0 


निजी 


कृषि 


0 .0610 


1187 मि0 


निजी | कृषि 


0 . 0040 


( 8 ) 
सुखवीर सिंह, शिवराज सिंह, रघुराज सिंह पुत्रगण राम सनेही 
जबर सिंह , उम्मेद सिंह , जनवेद सिंह, पुत्रगण प्रभू उर्फ प्रभू दयाल, जितेन्द्र कुमार 
( बालिग), अरविन्द कुमार ना0 बा0 उर्म 16 वर्ष, रवि कुमार ना०बा0 उम्र 14 वर्ष 
संरक्षक माता सुदामा देवी पुत्रगण नजर सिंह, श्रीमती सुदामा देवी पत्नी नजर 
सिंह 
श्री हनुमान जी विराज मान मन्दिर प्रबन्धक प्रताप सिंह व राम सिंह उर्फ (पुजारी 
दयानन्द सोहम) पुत्रगण किशुनाई 
रामप्रकाश व अमृत लाल पुत्रगण महेन्द्र सिंह 
चरन सिंह, हरी किशुन, पुत्रगण ज्ञानी, विमला देवी पत्नी ज्ञानी 
बृहम कुमार पुत्र सत्य नरायन 
धर्मदास पुत्र बालेश्वर दयाल जनक श्री पत्नी बालेश्वर दयाल 
राहुल कुमार, नीरज कुमार पुत्रगण अवधेश कुमार, इन्द्रवती पत्नी अवधेश कुमार 


0 . 0088 


533 
1067मि0 

843 
175 / 2 मि0 | 


0 .3060 


( 2) सींहपुर 
इटावा | (1) ईटगांव 
सदर 

| (2) चॉदनपुर 
जसवन्त । ( 1) जैतिया 
नगर 


1 


निजी | कृषि 
निजी कृषि 
निजी कृषि 
निजी कृषि 
निजी कृषि 


0 .0255 


। 


0 . 3608 


186 


0. 3670 


(2) कत्ल 


। 


859 


| निजी | 


कृषि | 


0.0700 


| रामजीत व लाला राम पुत्रगण राम भरोसे । 
[ फा . सं. 2013 / एल. एम. एल . / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरीडोर / 702 ] 

कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं – 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st December , 2015 
S . O . 3503 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Railways (Railway Board ), number , S . O . 3180 (E ) dated the 15th December 2014 published in Gazette of 
India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - Section ( ii ) (hereinafter referred to as the said notification ) under 
sub -section (1 ) of Section 20A of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land sepcified in the Schedule annexed to 
the said notification for execution , maintenance , management and operation of Special Railway Project 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Etawah in the State of Uttar Pradesh . 

And whereas, the substance of the said notification was published in Amar Ujala and Hindustan , both 
dated the 05 . 03. 2015 under sub-section ( 4 ) of section 20A of the said Act; 

And whereas, no objection has received by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


___ And further , in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the 
schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


[ 4T1 II - 005 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Etawah 
in the State of Uttar Pradesh for the Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor . 


Name of District - Etawah 


Survey 


Serial 
Number 


Name of 

the 
Taluka 


Name of the 

village 


number 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 1 ) 
( 1 ) 


(2 ) 

( 3 ) 
Bharthana ( 1 ) Medhi 

Dudhi 


1199 fÀ. 


1198 f . 


1187 A . 


Area in 

Name of the land 
Nature of hectares/ 
Type 

owner / 
land Square 

interested persons 
metres 
(6 ) 

Sukhveer Singh , 
Private Agricultural 0.0286 Shivraj Singh , Raghuraj 

Singh S /o Ram Sanehi. 
Jabar Singh , Umade 
Singh , Janved Singh s/ o 
Prabhu Dayal, Jitendra 
Singh Adult, Arvind 

Kumar underage 16 
Private Agricultural 0 .0610 Year old , Ravi Kumar 

underage 14 year old , 
caretaker mother 
sudama devi, s/o najar 
Singh , Smt. Sudama 
devi w /o Najar Singh . 
Shri Hanuman ji Viraj 

Maan Temple Director 
Private Agricultural 0.0040 Pratap Singh , Ram 

Singh ( Pujari Dayanand 
Soham ) s/ o Kisunai. 

Ram Prakash , Amrat 
Private Agricultural 0.0088 Lal s/o Mahendra 

Singh . 
Charan Singh , Hari 

Kishun s/o Gayani, 
Private 

0. 3060 
Agricultural 

Vimla Devi w /o 
Gayani. 

Bharam Kumar s/o 
| Private Agricultural 0 .0255 

Satya Narayan . 

Dharam Das, Janak 
Private Agricultural 0 . 3608 shri W /o Waleshawar 

Dayal. 
Rahul Kumar, Niraj 

Kumar s/o Awdesh 
Private Agricultural 0 . 3670 

Kumar, Indrvati w / o 

Awdesh Kumar . 
Private Agricultural 0.0700 

Ramjeet, Lala ram s/ o 

Ram Bharose . 
[F . No. 2013 /LML/ 12/7 /Eastern Corridor/702 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities - I) 


(2 ) Singhpur 


533 


( 2 ) 


Etawah 
Sadar 


(1 ) Etgaon 


1067 A . 


( 2 ) 


843 


| Chandanpur 
( 1 ) Jatiya 


Jaswant 
Nagar 


175 / 2 f . 


186 


( 2 ) Kaist 


859 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


